रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जनवरी 18 , 2018 / पौष 28 , 1939 
NEW DELHI, THURSDAY , JANUARY 18 , 2018 /PAUSHA 28 , 1939 


सं. 242 ] 
No . 242 ] 


रेल मंत्रालय 


[ उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन) ] 

अधिसूचना 

जयपुर , 11 जनवरी, 2018 
का . आ . 279( अ). केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम , 1989 ( 1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप -धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II , खण्ड 3, उप - खण्ड (ii ) 
तारीख 18 जुलाई , 2017 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय [ उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन )] की अधिसूचना 
का . आ . 2283( अ ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है ) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि को गुजरात राज्य में विशेष रेल परियोजना , अर्थात् , अहमदाबाद-हिम्मतनगर - उदयपुर आमान परिवर्तन 
परियोजना के निष्पादन , अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप- धारा ( 4) के अधीन स्थानीय दैनिक समाचार 
पत्रों “ संदेश ” व “ गजरात समाचार " में तारीख 03 अगस्त, 2017 को प्रकाशित किया गया 


और, सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नहीं किया गया है ; 

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड़ की उप -धारा (1) के अनुसरण में , अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय 
सरकार को सौंप दी है; 

अत :, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 की 
धारा 20ड़ की उप -धारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी ; 

यह और कि , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड़ की उप- धारा ( 2) के अनुसरण में यह और घोषणा करती 
है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर 
केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी । 


357 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3(ii)] 


अनुसूची 
गुजरात राज्य में विशेष रेल परियोजना अहमदाबाद - हिम्मतनगर - उदयपुर आमान परिवर्तन परियोजना के लिए अधिग्रहण 

किए जाने वाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 
जिले का नाम : अरवल्ली 
तहसील/तालुका का नाम: भिलोड़ा 
क्रम ग्राम का खसरा भूमि का 

क्षेत्रफल 

भूमि की प्रकृति 
संख्या 

संख्या 
नाम 

के आरे चो मी 
प्रकार | ( है. आरे चो मी भू - स्वामी /हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 

भू 
( 1 ) ( 2) ( 3) ( 4 ) ___ (5) (6) 

( 7 ) 
1 . । खोडम्बा - 463पी | निजी 

खेती लायक 0 - 17 - 36 गोहिल सोनसिंह किशोर सिंह ( 632 ) 
उपयोग 

गोहिल प्रतापबा किशोरसिंह ( 632 ) 
गोहिल अमरतबा किशोरसिंह ( 632 ) 
गोहिल शंगरबा किशोरसिंह ( 632 ), 
गोहिल विष्णुबा दुलेसिंह (1044 ) 

गोहिल जशवंतसिंह दुलेसिंह ( 1044 ) 
खोडम्बा | 462पी | निजी । खेती लायक 

0 -12- 42 सिसोदिया सजनबा भवान सिंह ( 439 ) 
उपयोग 

सिसोदिया नारसिंह भवान सिंह ( 439 ) 
सिसोदिया सरतानसिंघ भवान सिंह ( 439 ) 
सिसोदिया कृष्ण । गंभीर सिंह ( 953 ) 
सिसोदिया आशा कुँवर गंभीर सिंह ( 953 ) 
सिसोदिया बिन्दु कुँवर गंभीर सिंह ( 953 ) 
सिसोदिया पूनम कुँवर गंभीर सिंह ( 953 ) 
सिसोदिया सत्यपाल सिंह गंभीर सिंह ( 953 ) 


[ फा . सं . एनडब्ल्यू 


आर/ डीएनआरपी/ एस एंड सी / 494151401)] 


ललित कपूर , मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण ) 


MINISTRY OF RAILWAYS 
[North Western Railway (Construction Organization ) ] 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 11th January, 2018 
S . O . 279 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India , in the Ministry of Railways 
[North Western Railway (Construction Organization ) ], number S .O . 2283( E ), dated 18th July , 2017 published 
in Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section ( ii ) (hereinafter referred to as the said 
notification) under sub -section (1 ) of Section 20A of the Railways Act, 1989 ( 24 of 1989 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule 
annexed to the said notification for execution , maintenance, management and operation of Special Railway 
Project, namely , Ahmedabad -Himmatnagar-Udaipur Gauge conversion project in the State of Gujarat. 

And , whereas , the substance of the said notification was published in daily local newspapers 
“ Sandesh ” and “Gujarat Smachar” dated 3d August , 2017 under sub - section ( 4 ) of Section 20A of the said Act; 


And, whereas , no objection has been received by the competent authority ; 


[ HT II - QU5 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


And , whereas , in pursuance of sub -section (1 ) of section 20E of the said Act , the competent authority 
has submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority , and in exercise of the 
powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares 
that the land specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose ; 

And , further, in pursuance of sub -section (2 ) of section 20E of the said Act, the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette , the land specified in the 
schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances. 

SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structure, for the Special Railway Project, 

namely , Ahmedabad - Himmatnagar -Udaipur Gauge Conversion Project in the State of Gujarat. 
Name of District: Arvalli 
Name of Tehsil/ Taluka : Bhiloda 


S .No. 


Name of Land Owner / Interested Persons 


Name of 
Village 


Survey 
Number / 

Block 
Number 

( 3 ) 


Type 

of 
Land 


| Nature 

of Land 


Area 
(Ha -Are 
Sqm ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


(4 ) (5 ) 
Private Agriculture 


Khodamba 


463p 


0 - 17 - 36 


2 . 


Khodamba 


462p 


Private Agriculture 


0 - 12 -42 


Gohil Sonsinh Kishoresinh , (632 ) 
Gohil Pratapba Kishoresinh 632 , 
Gohil Amratba Kishoresinh ,(632) 
Gohil Shangarba Kishoresinh (632) 
Gohil Vishnuba Dulesinh , (1044 ) 
Gohil Jasavantsinh Dulesinh . ( 1044 ) 
Sisodiya Sajjanba Bhawan Sinh (439) 
Sisodiya Narsinh Bhawan Sinh (439) 
Sisodiya Sartansinh Bhawan Sinh (439 ) 
Sisodiya Krishanba Gambhir Sinh ( 953 ) 
Sisodiya Asha Kunwar Gambhir Sinh (953 ) 
Sisodiya Bindhu Kunwar Gambhir Sinh (953 ) 
Sisodiya Punam Kunwar Gambhir Sinh (953) 
Sisodiya Satyapal Sinh Gambhir Sinh (953 ) 


[ F . No. NWR /DNRP / S & C /494151401] 
LALIT KAPOOR , Chief Administrative Officer (Construction ) 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 

Digitally signed 
by ALOK KUMAR 

Date : 2018 .01.21 
KUMAR 11: 10:38 + 05 30 


